NIR 


MITROMAN 


, 


KURA 


S 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ, 1937 ( श०) 


संख्या 19 0 राँची, गुरुवार, 


18 फरवरी, 2 0 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. 


. 


अधिसूचना 

8 फरवरी, 2016 
संख्या-4 / नि0 सं0 - 12 - 14 / 2 0 15 का .- 115 5 . . झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती संजू 
कुमारी, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू, राँची ( वेतनमान- पी0 बी0 - II, 93 00 -3 4 8 00 , ग्रेड वेतन . 
5400 ) की सेवाएँ मध्य प्रदेश शासन में तीन वर्षों की प्रतिनियुक्ति पर इस शर्त के साथ सौंपी जाती है 
कि इनकी प्रतिनियुक्ति ऐसे पद पर नहीं की जायेगी, जिसके वेतनमान का अधिकतम इनके द्वारा वर्तमान 
में अपने सम्वर्ग के धारित पद पर प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण )19 0 - 50 । 


